रजिस्ट्रीमें डीएल-30299 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


भारत सरकार Insta RECSTERE 


REGISTERED No . D . L . - 33002/99 


दिल्ली राजमान 


समय 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 11 ] 
No. 11 ] 


दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 20 , 2015 / पौष 30 , 1956 
DELHI, TUESDAY, JANUARY 20 , 2015 /PAUSA 30 , 1936 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं . 163 

[N .C .T .D . No. 183 


mamw 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व -1) विभाग 

अधिसूचनाएं 


दिल्ली, 20 जनवरी, 2015 


सं . फा . 03( 73 ) / वित्त ( टी एंड ई ) / 2005 - 06 / डीएसVI/ 75.-- राज्य मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 सितम्बर, 
1950 की अधिसूचना संख्या 124 - जे के द्वारा यथासंशोधित दिनांक 24 अगस्त, 1950 की राज्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या 104 -- जे के 
साथ पठित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री एस एन सहाय (भारतीय प्रशासनिक सेवा) प्रधान सचिव ( राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके प्रधान सचिव 
( राजस्व / मंडलीय आयुक्त) का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31.12.2014 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक के 
रुप में नियुक्त करते हैं । 


FINANCE (REVENUE -I) DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 

Delhi, the 20th January, 2015 
No. F .3 (73 )/ Fin .( T & E )/2005 - 06 /DS- VI/ 75.- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of 
Section 3 of the Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) read with the Government of India, Ministry of States 
Notification No. 104 - J dated the 24th August, 1950 as modified by the Ministry of States Notification No. 124-Jdated 
the 20th September, 1950 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh . S . N . Sahai, 
IAS , Pr. Secretary (Revenue) cum -Divisional Commissioner, Delhi as the Inspector General of Registration for the 
National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Pr. Secretary 
(Revenue /Divisional Commissioner till 31st December, 2014 . 


सं . फा . 03 (73) / वित्त ( टी एंड ई ) / 2005 - 06 / डीएसVI/ 76. भारत सरकार के दिनांक 12 नवम्बर, 1953 के एस. आर. ओ. 
संख्या 2123 के साथ पठित विधि आदेश, 1950 के अनुकूलन द्वारा यथा अनुकूलित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 की 
285 DG/ 2015 

(1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उपधारा (10 ) के खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री एस एन सहाय , भारतीय 
प्रषासनिक सेवा, प्रधान सचिव ( राजस्व) सह--मंडलायुक्त दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में 
प्रधान सचिव ( राजस्व / मंडलायुक्त) के पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 31.12.2014 तक नियुक्त करते हैं । 


No. F . 3 (73)/Fin .( T & E )/2005 - 06 /DS- VI/76 .- - In exercise of the powers conferred by clause (d ) of 
sub -section ( 10 ) of Section 3 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) as adapted by the Adaptation of Laws 
Order , 1950 , read with the Government of India s S . R. O No. 2123 dated the 12th November , 1953 the Lt. Governor of 
the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint , Sh. S . N. Sahai , IAS , Pr. Secretary ( Revenue ) cum 
Divisional Commissioner, Delhi as the Chief Controlling Revenue Authority for the National Capital Territory of 
Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Pr . Secretary ( Revenue )/ Divisional 
Commissioner, till 31st December, 2014 : 


सं . फा . 03(73 ) / वित्त ( टी एंड ई ) / 2005-- 06 / डीएसVI / 77. - राज्य मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 सितम्बर, 
1950 की अधिसूचना संख्या 124 - जे के द्वारा यथासंशोधित दिनाांक 24 अगस्त, 1950 की राज्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या 104 - जे के 
साथ पठित पंजीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत षक्तियों का का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अश्वनी कुमार (भारतीय प्रशासनिक सेवा) सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके सचिव ( राजस्व / मंडलीय 
आयुक्त) का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक के रुप में नियुक्त करते 


- 


--- Act 1908 ( 16 of 1908 ) read with the Government on Ause , ...... . ..... 


No. F. 3( 73)/ Fin. ( T & E )/2005-06/ DS- VI/ 77 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) read with the Government of India , Ministry of States 
Notification No. 104 - J dated 24th August, 1950 as modified by the Ministry of States Notification No. 124 - J dated 20th 
September, 1950 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh . Ashwani Kumar, 
IAS, Secretary (Revenue ) curn -Divisional Commissioner, Delhi as the Inspector General of Registration for the 
National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Secretary 
(Revenue/Divisional Commissioner till further orders. 


सं. फा , 3 ( 73 ) / वित्त ( टी एंड ई ) / 2005 - 06 / डीएसVI /78. - भारत सरकार के दिनांक 12 नवम्बर, 1953 के एस. आर. ओ . 
संख्या 2123 के साथ पठित विधि आदेश, 1950 के अनुकूलन द्वारा यथा अनुकूलित साधारण खंड अधिनियम , 1897 (1897 का 10) की धारा 3 की 
उपधारा (10 ) के खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अष्वनी कुमार, भारतीय 
प्रषासनिक सेवा) सचिव ( राजस्व) सह -मंडलायुक्त दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में सचिव 
( राजस्व / मंडलायुक्त) के पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं । 


No: F . 3 (73 ) /Fin . ( T & E )/2005 - 06 /DS -VI/78 . - In exercise of the powers conferred by clause (d ) of 
sub -section ( 10 ) of Section 3 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) as adapted by the Adaptation of Laws 
Order , 1950 , read with the Government of India s S .R . O No. 2123 dated 12th November, 1953 the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, Sh. Ashwani Kumar, IAS, Secretary ( Revenue ) cum 
Divisional Coinmissioner, Delhi as the Chief Controlling Revenue Authority for the National Capital Territory of 
Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Secretary ( Revenue )/ Divisional Commissioner, 
till further orders . 


सं. एफ 3(11 ) / वित्त ( क . एवं स्थाप.)/ 2009 - 10 / डीएसVI/ 79. - दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 
47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मल्य सवर्धित कर अधिनियम 2004 2005 का दिल्ली अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-- राज्यपाल, मूल्य सवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; अर्थात : 
क्रम सं . अधिकारी का नाम कार्यभार की तिथि 

पदनाम 
श्री / श्रीमती / कु . 
डी. के. मिश्रा 

29 / 12 / 2014 

विशेष आयुक्त मूल्य सम्वर्धित कर 


। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के नाम तथा उनके आदेश पर, 

रविन्द्र कुमार, उपसचिव - VI (वित्त ) 
No. F. 3(11 )/ Fin( T & E )/ 2009 - 10/ DSVI/ 79. --In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section 
(2 ) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value 
Added Tax Rules, 2005 , the Lt. Govermor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


khme 


officer , with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , Government 
of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely: 


S .No . 


Name of the Officer 

Sh ./Smt./Ms. 
Sh . D . K . Mishra 


Date of physical 
joining in DT and T 


Appointed as 


01. 


112/2014 


Special Comm 


Special Commissioner, ( Trade and Taxes ) 


By order and in the name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
RAVINDER KUMAR, Dy Secy - VI (Finance ) 


Printed by the Manager , Government of India Press ,Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


